निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 माघ 1935 ( श० ) 
( सं0 पटना 120 ) पटना , वृहस्पतिवार, 30 जनवरी 2014 


भवन निर्माण विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

24 जनवरी 2014 
सं0 भवन/ स्था0 - 1 - पद0 - 107 / 2013 - 805 ( भ ) - श्री रामाकान्त सिंह , सहायक अभियन्ता , कर प्रमंडल , पटना 
को स्थानान्तरित करते हुए सहायक अभियन्ता , भवन अवर प्रमंडल , नवगछिया , भवन प्रमंडल , भागलपुर के रिक्त 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुशील कुमार , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 120 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


